निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 160 ) पटना , शुक्रवार , 19 फरवरी 2016 


पर्यटन विभाग 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2016 
सं० पर्यव्यो० ( रा०) - 62 / 2011 - 204 — माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा समादेश याचिका सं० 
24346 / 13 श्री ललन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 11.02. 2014 को पा 
मंगल तालाब, पटना सिटी के रख - रखाव, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को प्राधिकृत किया जाता 
है । तद्नुसार विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 327 दिनांक 08. 02. 2012 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अशोक कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 160 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


